रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )-72 


REGISTERED NO. D . ( D . N.)-72 


L 


: 


Note 


HESEARAN 


वपमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART. 11 Section 3 Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं0 230 ] 
NO . 230 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21 , 1983 / ज्येष्ठ 31, 1905 
NEW DELHI , TUESDAY , JUNE 21 , 1983 / JYAISTHA 31 , 1905 


. 


.. 


.. 


. 


. 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

__ रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a separate 

compilation 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचनाएं 
- नई दिल्ली , 21 जून , 1983 
सं . 169/ 83 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


जिसे केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क कलक्टर अन ज्ञात करे , 
यह समाधान करेगा कि उनका ताप विद्यत केन्द्र में 
वास्तव में उपयोग किया गया है और व्यतिक्रम की 
दशा में , उस समस्त उत्पाद - शुल्क का संदाय करेगा 

जो इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त है , और 
( 3) केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क नियम , 1944 के अध्याय 10 में 

विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता 


[ फा . सं . 335 / 14/ 82 - टी . आर . यु . ] 


सा . का . नि . 497 ( अ ) : केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क नियम , 1944 के नियम 8 के उप -नियम ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क और नमक 
अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की पहली अनुसूची की मद 26- क 
की उप - मद ( 3) के अन्तर्गत आने वाली तांबे की पाइप और ट्यूब 
को , उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय 
समस्त उत्पाद - शुल्क से , निम्नलिखित शतो के अधीन रहते हुए , 
छूट देती है , अर्थात : 
( 1) केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो 

जाता है कि तांबे की ऐसी पाइप और ट्यूब , किसी 
ताप विद्यत केन्द्र में उपयोग के लिए अपेक्षित 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
New Delhi, 21st June , 1983 

NOTIFICATIONS 

No. 169 / 83 Central Excises 
G. S. R . 4976E). - - In exercise of the powers conferred by 
sub -rule ( 1 ) of rule 8 of the Central Excise Rules , 1944 
the Central Government hereby exempts copper pipes and 
tubes, falling under sub -item (3 ) of Item No. 26A of the 
First Schedule to the Cemiral Excises and Salt Act, 1944 
( 1 of 1944 ), from the whole of the duty of excise leviable 
thereon under section 3 of the said Act , subject to the 
following conditions, namely : -- 
(i) the Collector of Central Excise is satisfied that such 

copper pipes and tubes are required for use in a 

thermal power station ; 
(ii) the owner , so as the case may be , the chief 

executive of the thermal power station in respect 
of which such copper pipes and tubes are required , 
gives a written undertaking to the Collector of 
Central Excise that he will satisfy the proper 


( 2) ऐसे ताप विद्युत केन्द्र का , यथास्थिति स्वामी या 

मुख्य अधिशासक , जिसकी बाबत तांबे की ऐसी 
पाइप और ट्यूब अपेक्षित है , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 
कलक्टर को यह लिखित वचनबद्ध करता है कि वह 
सचित केन्द्रीय उत्पाद- शल्क अधिकारी का तांबे 
की ऐसी पाइप और ट्यूब की निकासी की तारीख से 

एक वर्ष के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर 
356GI /83 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i)] 


Officer of Central Excise within one year of the 
date of clearance of such copper pipes and tubes , 
or within such extended period as the Collector 
of Central Excise may allow , that the same are 
actually used in the said thermal power station 
and in default , to pay the whole of the duty of 
excise which is exempt under this notification ; and 


nii ) the procedure specified in Chapter X of the Central 

Excise Rules, 1944 1, followert. 


F, No. 235 /14 / 32 TIRUI 


उक्त अधिसूचना से उपायस अनुसूची मे , क्रम सं . और 

उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात. निम्नलिखित 
क्रम सं . और प्रविष्टि अन्त . स्थापित की जाएंगी , 

अर्थात : 
56 सं . 169/ 83- केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क तारीख 
21 जून , 1983 । " 
[ फा . म . 335/ 14/ 82- टी . आर , यु . 

जितेन्द्र बत्रा , अवर सचिव 
No. 170 / 83-Central Excises 
G . S . R . 498AEp. - - 1nexercise of the powels conferled by 
sub rulo ( 1 ) of rulo 8 of the Central Excise Ruley, 1944 , 
the Central Govornment hereby makes the following further 
Amondment in the notification of the Government of India 
in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) No. 
11 /13-Central Excises, dated the 1st March, 1983 , namely . -- - 

In the Schodulo annexed to the said notification after 
S1 . No . 55 and the entry relating thercto , the following 
31 . No . and entry shall be inserted , namely : -- 
" 56 . No . 169 /83- Central Excises, dated the 21st Junc , 

IF. No. 335 /14 / 82-TRU] 
J. K BATRA , Under Secy 


सं . 170/ 83 - केन्द्रीय उत्पाव - शल्क 


सा . का . नि . 498( अ ) – केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क नियम , 1944 के नियम 8 के उप -नियम (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के विस्म मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 81/ 83 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 
तारीख 1 मार्च , 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात : 


1983 . " 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064 

AND PULLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054, 1983 


